REGISTERED No. D . ( D . N.)- 72 


रजिस्ट्री सं . ओ . ( डी . एन . )- 72 


। 


ला 


सपमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - सड - उप -साड (1 ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं . 194 ] 
No. 194) 


- - 


- 


- 


- - 


नई दिल्ली, शनिवार, मई 21, 1983/ पैशाख 31, 1905 
NEW DELHI , SATURDAY , MAY 21, 1983 /VAISAKHA 31, 1905 
- - - - - इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या पीपाती है जिससे कि यह मनग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separto Play b ran to the Pot in order that I may be filed a morate 

compilation 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचनाएं 
नई दिल्ली , 21 मई, 1983 

सं० 155/ 83-- केन्द्रीय उत्पाव शुल्क 
सा० का० नि0 439 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 
(विशेष महत्व का माल ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 
के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) 
की अधिसूचना सं० 109/ 75 केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क , तारीख 30 अप्रैल 
1975 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:--- 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Delhi , the 21st May, 1983 

NOTIFICATIONS 

NO . 155 /83 -CENTRAL EXCISES 
G .S .R . 439( E ). — In exercigo of the powers conferred by 
sub -rule ( 1 ) of rule 8 of the Central Excisc Rules. 1944, 
read with sub -section ( 3 ) of section 3 of tho Additional 
Dutics of Excise ( Goods of Special Importance ) Act, 1957 
( 58 of 1957) , the Central Government hereby makes the 
following further amendment in the notification of the Gov 
crnment of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue and Insurance ) No. 109 /75 -Contral Exciscs , datçd 
the 30th April , 1975, namely : 

In the Schedule to the said notification , for item No. 4 
and the entries relating thereto , tho following itom No, and 
cntry shall be substituted , namely : 
“ 4 . Unprocessed man -made fabrics, excluding tyro cord 
fabrics . ". 

[ F. No. 332 / 1 / 83- TRUM 


___ उमस अधिसूचना की अनुसूची मे मद सं० 4 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मव सं० और प्रविष्टियां रसी 
जाएंगी अर्थात: 
" 4. अप्रसंस्कृत कृतिम फैविक, जिसमें टायर कार फैनिक सम्मिलित नहीं है । " 

[ फा . सं 332/ 1/ 83- टी . आर.य ] 


228GI/ 83 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (6)] 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1eud with sub -section ( 3 ) of section 3 of the Additional 
Duties of Excise ( Goods of Special Importance ) Act, 1957 
(58 of 1957 ) , the Cential Govern pont hereby excmpts pro 
cessed tyle cord fabrics, falling under Item No. 22 of the 
Tirst Schodule to the Cential Excises and Salt Act , 1944 
( 1 of 1944) . from the whole of tho additional duty of 
uxcise leviable thereon under the Additional Duties of 
Lxcisc ( Goods of Special Importance ) Act, 1957 (58 of 
1957 ) : 


स . 156/ 83-फेन्द्रीय उत्पाद शुरुक 
सा का० नि० 440 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद- गुल्म 
( विशेष महत्व का माल ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क नियम, 1944 
के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, मन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 ( 1944 का 1 ) 
की पहली अनुषी की मव सं० 22 की उपमा ( 1 ) के अन्तर्गत 
आने वाले अप्रसंस्कृत टायर काई फैब्रिक को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 
(विशेष महत्व का माल ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) के अधीन 
उस पर उग्रहणीय उनने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना 

(i ) नायलोन टायर फार्ड षिक की दशा में 4 . 00 रु० प्रति 

किलोग्राम , और 
( i ) अन्य टायर कार्ड फैविक की दशा में 2 . 00 5० प्रति 
किलोग्राम की दर से सगणित रकम से अधिक है । 

[फा० स० 33 2/ 1/ 83- टी आर म ] 


Provided that such fabric, have been manufactured from 
unprocessed tyre cord fabrics on which additional duty of 
ercise leviable under the said Additional Duties of Excise 
Act has been paid at the rate of 


(i) Rs. 4. 00 per Kg. in the case of nylon tyre cord 

fabrica ; and 
( ii) Rs. 2.00 per kg. in the ciso of other tyre coid 
fabrics . 

[ F. No. 332 / 1 / 83-TRU] 


स . 158/ 83- केन्द्रीय उम्पाद -गुल्म 


NO. 156 /83- CENTRAL EXCISES 


G . S . R . 440 E ).- - In exercise of the powers conferred by sub . 
rulo ( 1 ) of rule 8 of the Central Exciso Rules , 1944 , read 
with sub -section ( 3 ) of section 3 of the Additional Dutles 
of Exciso ( Goods of Special Importance ) Act , 1957 ( 58 of 
1957 ) . the Central Government hereby exempts unprocessed 
tyre cord fabrics , falling under sub-item ( 1 ) of Item No. 22 
of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act , 
1944 ( 1 of 1944 ) , from so much of the additional duty of 
excise levtablo thercon under the Additional Dutics of Excise 
(Goods of Special Importance ) Act, 1957 ( 58 of 1957 ) , as 
is in excoss of iho amount calculated at thự rate of 


सा० का मि० 442( R ). - -केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाच-श, ना 
नियम , 1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रवन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 
( 1944 का 1 ) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क की उपमय 
( 1 ) के अन्तर्गत आने वाले रेसोसिनोल फार्मेलडिहाइड सोलुशन (डिप 
सोलूशन ) को उम्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय 
सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देती है : 


(i) Rs. 4. 00 per Kg . in the case of nylon tyre cord 

fabrics ; and 
(ii) Rs. 2. 00 per Kg. in the case of other tyre cord 
fabrica . 

[ F. No . 332 / 1 / 83-TRUT 


परन्तु यह नम अब कि उक्त रेमोमिनोल फार्मेनहाइट सोलूशन 
(डिप सोलूशन ) का उपयोग उत्पादन के कारखाने में , उफ्न अनुसूषी 
की मद सं० 16 के अन्तर्गत आने वाले टायरों के विनिर्माण में 
किया जाता है । 

[ फा० मं0 332/ 1/ 8 3-दी आर यू] 


NO . 158 / 83 -CENTRAL EXCISES 


G . S. R. 442( E ), ---In exercise of the powers conferred by 
sub - rule ( 1 ) of rule 8 of the Contral Excise Rules, 1944 , 
the Central Government hereby exempts rosorcinol formal 
dehyde solution ( dip solution ) falling under sub -item ( 1 ) 
of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Ex 
cises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ), from the whole of 
the duty of exciso leviahlo thereon under section 3 of the 
said Act : 


मं० 157183- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
मा० का मि० 441 ( 4 ). -.-केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 
(विशेष महत्व का माल ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 
1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और ममक अधिनियम , 1944 ( 1944 
का 1 ) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 के अन्तर्गत आने वाले 
प्रसंस्कृत टायर कार्ड फैलिक को , अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष मदन 
का भाल ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) के अधीन उम पर 
सत्य हणीय संपूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है । 

परन्तु यह तब जम कि ऐसे फैविक उन अप्रसंसात टायर कार्ड 
फैखिकों से विनिर्मित किए गए है जिन पर उक्त अतिरिक्त उत्पाद 
शुल्क अधिनियम के अधीन उन पर उग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद गुरुक --- 
( i ) मायलोन दायर फाई फैविक की दशा में 4. 00 २० प्रति । 

किलोग्राम , और 
(ii ) अन्य टायर काई फैमिक की दशा में 2 (00 २० प्रति किलोग्राम 
को दर में सेवत किया गया है । 

[फा० सं० ... ( 1183- टी० आर० ० ] 


Provided that the said rosorcinct formaldehyde solution 
( dip solution ) is used within the factory of production for 
the manufacture of tyres, falling under Item No . 16 of the 
said First Schedule, 


TE. No. 332 / 1 / 83- TRU] 


म० 149/ 83 - पेन्द्रीय उत्पाद एल्म 


सा० का० मि० 4 13 ( अ ) . ---केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पा - शुल्म 
नियम , 1911 के नियम 8 के उपमियम ( 1 ) धारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करने हए , यह निदेश देती है फि इमसे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 
( 2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राणस्थ विभाग ) 
की प्रत्येक अधिसूचना का उक्त मारणी के स्तंभ ( 3 ) की तत्स्थानी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट गति में , यथास्थिति संशोधन या और संशोधन 
किया जाएगा । 


NO . 157 /83 - CENTRAL EXCISES 
G . S. R, 441 ( E ). - In exercise of the powers conferred by 
sub-rule ( 1 ) of rule 8 of the Central Excise Rules . 1944 , 


[ भाग II -- बंग 3 (i) ] 


भारत का राजपन : असाधारण 


सारणी 


Finance ( Department of Revenue ) specified in column ( 2 ) 
of the Table hereto annexed shall he amended or fur 
ther amended . as the case may be , in the manner specified 
in the corresponding entry in column (3 ) of the said 
Table. 


अधिसूचना सं० और तारीख 


संशोधन 


क्रम 
संख्या 


TABLE 


S. No. Notification No. and 

dato 


Amendment 


2 


3 


1. 229/ 82 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , उक्त अधिसूचना मे उपाय सारणी 
तारीख 15 अपघर , 1982 में नाम सं० 2, 6 और 7 और 

उमसे संबंधित प्रविष्टियों का 

लोप किया जाएगा । 
2. 234/ 82 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उक्त अधिसूचना की अनुसूची में 
तारीख 1 नवम्बर, 1982 __ मद सं० 44 और उससे संबंधित 

प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न 
लिखित अंतःस्थापित किया 
जाएगा , अर्थात् " 45 फर्तित टायर 
और फर्तित ट्यूब । " 


1. 229 /82 - Central Exciscs, 

tect the 15th October, 
1982 . 


In the Tuble annexed to the said 

notification , S .Nos. 2 , 6 and 
7 and the entries relating 
threto shall be omittod . 


2. 234 /82 - Central Excises, In the Schedule to the said 

dated the 1st November , notificatinn, after Item No. 
1982 

44 and the entries relating 
thprcto , the following shall 
be inserted , namely : 


[ फा० सं० 332/ 1/83-टी० आर० यू० ] 

बी० लक्ष्मी कुमारन, अपर सचिव 
No.159 /83-CENTRAL EXCISES 
G . S. R. 443 ( E ). - In exercise of the powers conferred by 
sub -rule (1 ) of rulo 8 of the Central Excise Rules 1944, the 
Central Governmont hereby directs that each of the noti 
fications of the Government of India in the Ministry of 


" 45 . Cut tyres and cut tubes ". 


[ F. No . 332 / 1/ 83- TRU) 
V. LAKSHMI KUMARAN , Under Secy. 


PRINNADUN 


PRINTED BY TILE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI -110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054 , 1983 


